रजिस्ट्री संख्या ली. एल.--33004/ 95 


REGD . NO . D. L.-- 33004/ 95 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 

असाधारण . . 


EXTRAORDINARY 


भाग - 3 - उप- बण ( 11 ) 
PART II - Section 3 - Sab - Section ( 1) 


रियासत 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 101 
No. 107] 


नई दिल्ली, गृहस्पतिवार, फरवरी 23, 1005/फाल्गुन 4, 1016 
NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 23, 1995/ PHALGUNA 4, 1916 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 फरवरी 1995 
का . पा . 116 ( 4 ). -- केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के 
बण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , नीचे की 
सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को अनुमोवित करती है और नीचे की सारणी के स्तंभ ( 3 ) में यथा उल्लिखित पान परि 
योजनाओं या स्कीमों तथा उनकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तंभ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह 
अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 फग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विदिष्ट करती है । 

सारणी 
क्रम सं . संस्था का नाम 

परियोजना या स्कीम और उसकी प्राक्कलित धारा 35कग के अधीन 
लागत 

कटौती के रूप में मनुज्ञात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम रकम 


( 1 ) 


( 3 ) 


19 . 00 लाख रुपए 


1. मल्फिाजन सेवा समिति 

( म . से . स . ) 
242, एस . वी . मगर, तिरुपति , चित्तूर , 
मान्ध्र प्रदेश- 617502 


अान्ध्र प्रदेश, जिला चित्तूर चंद्रागिरी मंडल में 

रेड्डी परिपल्ले से नागापटला तक ग्रामीण 
लिंक मार्ग का सन्निर्माण ; अनुमानित 
लागत 21 . 00 लाख रुपए । 


416 GI / 95 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY - 


PART II - SEC. 3( i)] 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


2. किसान विकास अभिकरण , 

कर्नाटक के चिकबल्लापुर, इरनाहली, इरनाहल्ली , 14 . 85 लाख रुपए । 
240, फर्स्ट क्रास , 

चिकसागरहल्ली, साधुमाता, कोरलाहल्ली , 
नागरथपेट , चिकबल्लापुर, 

कादुरेनाहल्ली , नुरेकुन्नटे , हासुर, शांतिनगर , 
कर्नाटक - 562 101 

गट्टीगानाहल्ली और गन्टी गानाहरूली ग्रामों 
में कम लागत के 100 गृहों का सनिर्माण ; 

अनुमानित लागत 14 . 85 लाख रुपए । 
3. श्री कल्याण आरोग्य सदन , 

बजाजग्राम , सीकर, राजस्थान में चलते फिरते 282 . 09 लाख रुपए । 
( टी . मी . अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र ), ट्यूबरक्लोसिस (यक्ष्मा ) और चैस्ट क्लिनिक 
पो . ओ . बजाजपाम, जिला सीकर , 

के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस ( यक्ष्मा ) 
राजस्थान । 

अस्पताल और लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम का 
विस्तार और उन्हें चलाना ; 

अनुमानित लागत 413. 35 लाख रूपए । 
4. समिलनाडु अर्बन फाइनेंस और इनफ्रास्ट्रक्चर सवलेप - तमिलनाडु में थिरपुराईपोरि और मागापट्टिनम 35 लाख रुपए । 

मेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सं . 84, टी . टी . के . म्यूनिसिपलिटिज पर सड़कों का सन्निर्माण ; 
रोड , तमिलारासी बिगि, प्रलवरपेट , मद्रास , ममुमानित लागत 35 . 00 लाख रुपए 
समिलना । 
सी . एम . पार . हैंडलूम टैक्सटाइल, एण्ड प्रोसैसिग माधुनिक कार्यालय पति और दस्तावेजी , कटिंग, 3. 21 लाख रुपए । 
ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट , कक्कड़, कनूर , केरल -670072 टेलरिंग , पैकिंग, बाटिक मुद्रण और टेक्स 

टाइल प्रसंस्करण पाट्यक्रमों में मुफ्त 
प्रशिक्षण देने के लिए सी . एम . पार हँडलूम 
टेक्सटाइल और प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान 

चलाना ; 

अनुमानित लागत 3 . 21 लाख रुपए । 
8. रॉयल एड्यूकेशन सोसाइटी, वाली पनवेतम ग्राम वार्ली पनचेतम , जिला रायगढ़ , महाराष्ट्र में 614. 51 लाख रुपए । 
शिवर्धन , जिला रायगढ़- 402403, महाराष्ट्र । चार एकड़ की भूमि के प्लाट क्षेत्र पर 

महिला डिग्री कालेज और बालिका हास्टल 
का सनिर्माण करना उसे फमिश करना 

और उसकी स्थापना करना ; 

अनुमानित लागत 614. 51 लाख रुपए 
7. हाजी अम्बुल माजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट , असम के सुदूर और वंचित क्षेत्रों में परिवार कल्याण, 54 . 78 लाख रुपए । 

पो . प्रा . होजय , पिन - 782435, ग्राम गोपाल स्वास्थ्य शिक्षा , परिवार नियंत्रण , प्राय 
नगर, जिला मागोन असम । 

विकास के बाह्यगामी एकीकृत कार्यक्रम 
संस्थान चलते , फिरते क्लिनिक / कपों पर 
निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा ; 
( क ) बीमार लोगों का उपचार ; 
( ख ) स्वच्छ जल के लिए जागरूकता , 
( ग ) परिवार नियोजन पति को अपनाने के 

लिए लोगों को जानकारी देना और 

प्रेरित करमा । 
( घ ) जरुरतमंद व्यक्तियों को अस्पताल में 

भर्ती के लिए ले जाना ; 
. मनुमानित लागत 54. 78 लाख रुपए । 


- 


- 


- 


[ भाग -11 - - खण्ड - 3 ( ii )] . . 


भारत का राजपस : प्रसाधारण 


8. पानंदी सेवा केन्द्र, एफ -2/यी- 2, संक्टर - 11, नेसल, नेरुल ( शहरी ) सालासोला और शिरवेनी (ग्राम ) 6 . 62लाख रुपए । 
मई मुम्बई - 400706 । 

नई मुम्बई में ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों 
में जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक 
नहीं हैं, परिवार कल्याण और असंक्रमीकरण 
केन्द्रों की स्थापमा ; अनुमानित लागत 
6 . 62 लाख रुपए । 


9 . 


लम वन्स , निरलोन हाऊस , डा . ऐनी बेसन्ट मार्ग, पनवेल ,जिला रायगढ़ , महाराष्ट्र के निकट मुम्बई 383 . 07 लाख रुपए । 
मुम्बई- 4000251 

के बाहरी क्षेत्रों में सोलह वर्ष तक 
की आयु के निराश्रित साठ बालकों के 
लिए " लव्ड वन्स -ए चिलम होम का 
संनिर्माण भौर उसे चलाना ; मनुमानित 
लागत 402 . 12 लाख रुपए । 


10. करमचन्द थापर स्पोर्टस प्रोमोशन ट्रस्ट , 124, 

अनपथ, थापर हाउस , नई दिल्ली -110001 । 


ग्राम पोहाल , जिला होशियारपुर , पंजाब में 400 229 . 03 लाख रुपए । 

मीटर के सिंडर -पट्टी, जिमनास्टिक हाल , 
प्रबंधक के लिए फलैट , लगभग 5500 वर्ग 
मीटर के भीतर आने वाले क्षेत्र में कोचों 
के लिए दो कमरे का शयनागार वाला 
होस्टल और मई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण 
देने के लिए खेलकूद काम्पलेक्स का संनि 
मणि , फनिश करना और उसे पलाना ; 
अनुमानित लागत 306 . 09 लाख रुपए । 


11. टी एस्टेट एरिया कम्यूनिटी अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट, ग्राम किशनपुर , जिला वारांग , असम में मत्स्य-सह 0 . 73 लाख रुपए । 
ग्राम किशनपुर , जिला दारांग, असम 

बत्तस पालन परियोजना, 
अनुमानित लागत 1 . 73 लाख रुपए । 


12. किवानीस क्लब आफ म्यू दिल्ली , 120 , अंसल प्लाट संख्या बी - 35, साउथ आई . आई . टी . , नई 269 . 00 लाख रुपए । 
भवन , कस्तूरबा गांधी मार्ग, मई दिल्ली - 1100011 दिल्ली स्थित ऐसे विकलांग व्यक्तियों को 

लगाने (फिट करने के लिए , जिनकी 
वार्षिक आय 18, 000 रुपए से कम है , 
कृत्रिम अंगों का विनिर्माण करने के लिए . 
किवामीस पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र का 
सनिर्माण करमा और , उसे चलाना ; 
अनुमानित लागत 27 5 लाख रुपए । 


13. 


964 . 00 लाख रुपए । 


राधा कल्याणदास दरयानी चैरिटेबल ट्रस्ट , 521, 
कामर्स हाउस , 140, नगीमदास मास्टर रोष , 
फोर्ट मुम्बई । 


चरण -II के अन्तर्गत भवन का सन्निर्माण और ग्राम 

कान्हें , तालुका भवेल ( मुम्बई-पुणे मार्ग ) स्थित 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफलता 
प्रर्यक क्रियान्वयन के समन्वय के लिए सांई 
बाबा सेवा धाम के अंतर्गत नी संस्थाओं 
का अनुरक्षण और उनका प्रशासनिक व्यय ; 
अनुमानित लागत 977 . 32 लाख रुपए । 


14. हिमालय क्लब ग्राम : जोरपुखुरी, पो . पा . : 

हट्टगोर, दारांग , बोडोलैंड , असम । 


(i ) केन्द्रीकृत सुअर प्रजनन मह-पालन 

परियोजना ; 


1 . 85 लाख रुपए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART JI - SEC. 3 (ii) . 


- - - - --- 


- -- -- - - -- - -- - - 


3 


( ii ) घरेलू-बुनाई परियोजना ; 
( iii ) अनानास की खेती के लिए मार्गदर्शी 

( पायलट ) परियोजना ; और 
( iv) पेयजल स्कीम ; मनुमानित 

लागत 3 . 12 लाख रुपए । 


15. इंडियन क्राफ्ट विलेज ट्रस्ट , पो . बा , सं . 280 

रायल एक्सचेंज , 6 एन . एस . रोड, कलकत्ता , 
पश्चिमी बंगाल - 700001 । 


फलकत्ता , पश्चिमी बंगाल में भारतीय शिल्प ग्राम 650 . 00 लाख रुपए 

का सनिर्माण , सुसज्जा और उसे चलाना ; 
अनुमानित लागत 650 लाख रुपए । 


.... - 


- - - 


2. यह अधिसूचना क्रम संख्या 5 में उल्लिखित परियोजना की बाबत निर्धारण यर्ष 1995 - 96 के संबंध में एक वर्ष की अवधि 
के लिए और क्रम सं . 1, 2, 3, 4 और 8 में उल्लिखित परियोजनाओं की बायत निर्धारण वर्ष 1995- 96 और 1996- 97 के 
संबंध में दो वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं . 6, 7, 9, 10 , 11 , 12, 13, 14 और 15 में उल्लिखित परियोजनाओं की 
बाबत निर्धारण वर्ष 1995- 96 , 1996- 97 और 1997- 98 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवत्त रहेगी । 


[ सं . 9712/ फा , सं . एन . सी . -155/ 94] 

वी . के . सहगल , उप सघिय 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd February , 1995 
S . O . 116 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of the Explanation to section 35AC Fof the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government on the recommendations of the National Committee , 
hereby approves the institutions specified in column ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as inentioned in column ( 3 ) of the Table below and also specifies in the column 
(4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


TABLE 


Name of the Institution 


St . 
No. 


Project or scheme estimated cost 

thereof 


Maximum amount of cost to 
be allowed as deduction under 
section 35AC 


2 


4 


1. Mellikarjuna Seva Samithi (MASS ), 242 , Construction of Rural Link Road Rs. 19 .00 lakh 

S . V . Nagar, Tirupatim Chittoor , from Reddy varipalle to Naga 
Andhra Pradesh -517502 

patla at Chandragiri Mandal, 
Chittoor District, Andhra Pradesh 
likely to cost Rs. 21 . 00 lakh. 


2 . Farmers Development Agency, 240 First 

Cross, Nagarathpet, Chickballapur, 
Karnataka - 562101 


Construction of 100 (One hundred Rs. 14 .85 lakhs . 
only ) low -costhouses at Chick 
ballapur , Erenahalli, Chicksagar 
halli , Sadhumata, Korlahalli , 
Medurenahalli , Nurckunnte, 
Hosur, Shanthinagar, Gattigana 
halli and Gantiganahalli 
villages of Karnataka ; likely to 
cost Rs. 14. 85 lakh. 


TL 


3fii )] 


HREFT Tüy : 49THOUT 


__ _ 


2 


Rs. 282.09 lakh . 


3. Shrce Kalyan Arogya Sadan (T .B . Hos 

pital and Medical Research Centre), 
P . O . Bajajgram , District Sikar, Rajasthan 


Expansion and running of Tuber - 
classis Hospital and Public Health 
Programme through mobile 
Tuberculosis and Chest Clinic at 
Bajajgram , Sikar , Rajasthan ; 
likely to cost Rs. 413.35 lakh . 


Rs. 35 lakh . 


4. Tamilnadu Urban Finance and Infra - Construction of Roads at Thiruth - 

structure Development Corporation Ltd , raipondi and Nagapattinan Mu 
No. 84 , T . T .K . Road , Tamilarasi Build - nicipalities in Tamilnadu ; likely 
ing , Alwarpet, Madras, Tamilnadu . to cost Rs . 35 .00 lakh . 


Rs. 3 ..21 lakh . 


5. CMR Handloom Textiles and Processing Running of CMR Handloon Tex - 

Training Institute, Kakkad , Kannur, tiles and Processing Training In 
Kerala - 402 403 

stitute by way of imparting free 
training in modern office practice 
and documentation , cutting tailor 
ing, packing, batik printing and 
textile procsssing courses ; likely 
to cost Rs. 3.21 lakh . 


Rs. 614 .51 lakh . 


6 . Royal Education Society , Borli Pancha . Construction , furnishing and esta. 

tan , Shiwardhan District Raigad -402 403 blishment of Women s Degree 
Maliarashtra . 

College and Girl s Hostel at 
plot area of four acre of land at 
Village Borli , Panchatan , 
District Raigad , Maharashtra ; 
likely to cost Rs. 614 .51 lakh . 


Rs. 54.78 lakh 


7 . Haji Abdul Majid Memorial Public Trust , Outreach Integrated programme of 

P . O . Hojai, Pin -782 435, Village Gopal family welfare, liealth education , 
Nagar, District Nagon , Assam . 

family control, cconomic develop 
ment in remote and deprived 
areas of Assam , The Institute will 
provide following facilities at the 
mobile clinic /camps ; 


(a ) treatment of the ailing people ; 


(6 ) awareness for having clear 

watcr ; 
(c) cducate and motivate people to 

accept family planning methods; 
(d ) to evacuate needy cases for hos. 

pitalisation ; likely to cost 
Rs. 54.78 lakh . 


Rs. 6 .62 lakh . 


8 . Anandi Seva Kendra , F -2/ B -2, Soctor-11 , Establishment of family welfare and 
Nerul, New Bombay -400706 

immunisation Centres in rural 
and urban areas having population 
of not more than one lakh 
at Nerul (Urban ), Salasola and Shir 
vane (Village), New Bombay likely 
to cost Rs 6 .62 la kh . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II Sec : -- 3 (ii) ] 


TUL 


3 


9. Loved Ones, Nirlon House, Dr. Annie 

Bosant Road , Bombay -400025 . 


Construction and running of “ Loved Rs. 383 .97 lakh . 
Ones - A children Home" for sixty 
destitute children from birth upto 
16 years of age at outskirts of 
Bombay ncar Panvel, District 
Raigard , Mahasashlra ; likely to 
cost Rs. 402 .12 lakh . 


Rs. 229.93 lakh 


10 . Karamchand Thapar Sports Promotion 

Trust, 124 , Janpath Thapar House , New 
Delhi- 110001 


Construction , furnishing and runn - 

ing of sports complex comprising 
400 metre cinder track , Gymnas 
tic Ball, flat for manager, two 
rooms dormitory type hostel for 
coaches in around 5500 square 
metre covered area and imparting 
of training to new talents at villago 
Chohal, District Hoshiarpur, 
Punjab ; likely to cost Rs. 306.09 
lakh . 


Rs. 0 .73 lakh 


11 . Tea Estate Area Coinmunity , Upliftment 

Project, Village Kishanpur , District 
Darrang , Assan . 


Fishery -cuin -Duck Farming Pro 
ject at Kishanpur Village , Distt . 
Darrang, Assam ; likely to cost 
Rs. 1. 73 lakh . 


12 . Kiwanis Club of New Delhi, 120 , Ansal 

Bhawan , Kasturba Gandhi Marg , New 
Delhi- 110001. 


Construction and running of Kiwa- Rs. 269.00 lakh 

nis Rehabilitation and Research 
Centre at Plot No. B - 35 , South 
I.I. T ., New Delhi for manufactur 
ing artificial limbs and to fit them 
on handicapped persons whose in 
come is less than Rs. 18 ,000 per, 
annum ; likely to cost Rs. 275 lakh . 


Rs. 964. 00 lakh 


13. Radha Kaliandas Daryanani Charitable . Construction of buildings under 

Trust, 521, Cominerce House, 140 , Nagin - Phase- II Programme and main 
das Master Road , Fort Bombay . 

tenance and administrative ex . 
penditure on nine institutions un 
under Sai Baba Sova Dham for 
coordinating successful imple 
mentation of Rural Development 
Programme at Village Kanhe, 
Taluka Maval (Bombay-Pure 
Road ) ; likely to cost Rs. 977 . 32 
lakh . 


Rs. 1. 85 lakh 


14 . Himalaya Club , Village Jorpukluri, P . O . (i) Centralisod Breeding -cum - Fat 
Hattigor, Darrang, Bodoland , Assam . tening Piggery Project ; 

( ii) Household Weaving Project; 
( iii ) Pilot Project on Pine -apple 

cultivation ; and 
(iv ) Drinking Water Scheme likely 

to cost Rs. 3 .12 lakh . 


Y2h 


(ATT II - - B 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


3 


Rs. 650 .00 lakh 


15 . Indian Craft Village Trust, Post Box No . Construction , furnishing and runn . 

280 , Royal Exchange , 6 , N .S . Road , ing of Indian Craft Village at 
Calcutta , West Bengal- 700001. 

Calcutta , West Bengal; likely to 
cost Rs. 650 lakh . 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1995 -96 in res 
pect of projectmentioned at serialnumber 5 and for a period of two years in relation to assessment years 1995 -96 and 
1996 - 97 in respect of projects mentioned at serial numbers 1, 2 , 3, 4 and 8 and for a period of three years in relation 
to assessment years 1995 -96 , 1996 - 97 and 1997 -98 in respect of projects mentioned at serial num bers 6 , 7, 9 , 10 , 
11, 12 , 13, 14 and 15 . 

[No. 9712 / F .No. NC - 155 /94 ) 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy. 


Printed by the Managor, Govt. of India Prese , Ring Road , Maya Purl , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1995 


